ON 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 328 राँची , शुक्रवार , 


4 आषाढ़ , 1943 ( श ० ) 
25 जून , 2021 ( ई ० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
17 जून , 2021 


संख्या -08 / विविध ( 01 ) -13 / 2021-1948 --साहेबगंज जिला के महिला थाना प्रभारी , पुलिस अवर निरीक्षक , 
रूपा तिर्की की अप्राकृतिक मृत्यु की जाँच के मामले में उत्पन्न सभी दावों / प्रति दावों / आरोपों / प्रति आरोपों और 
इससे संबंधित सभी विवादों की जाँच हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या -1860 , दिनांक -08.06.2021 द्वारा 
माननीय मुख्य न्यायाधीश ( से ० नि ० ) श्री विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन 
किया गया है । 
2 . आयोग के अध्यक्ष को रू ० 3,00,000 / - ( तीन लाख रूपये ) मात्र प्रतिमाह मानदेय देय होगा । 

अध्यक्ष को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ देय होंगी । 
4 . आयोग का कार्यालय उत्पाद भवन , काँके रोड , राँची के Block B , Room No. - 12A एवं 15 में 

अवस्थित होगा | 
5 . आयोग के कार्यालय हेतु एक सहायक , एक आदेशपाल , एक कम्पयूटर ऑपरेटर एवं वाहन की सुविधा 
उपलब्ध होगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


3 . 


अविनाश चन्द्र ठाकुर , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 328 50 


